निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1015) पटना , शुक्रवार , 4 सितम्बर 2015 


सं0 19 / श. 2 - 03 / 2000 ( खण्ड) - 775 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


संकल्प 

__ 1 सितम्बर 2015 
विषय : - राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बिहार, राजेन्द्र नगर , पटना का नाम परिवर्तित कर " बी0 

पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय " बिहार, पटना किये जाने के संबंध में | 

दिनांक 25.08.2015 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया कि 
राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बिहार राजेन्द्र नगर, पटना का नाम परिवर्तित कर " बी0 पी0 सिन्हा 
राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय बिहार, पटना किया जाय क्योंकि स्व० बी० पी० सिन्हा राजकीय स्वास्थ्य एवं 
शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , बिहार, राजेन्द्र नगर, पटना के प्रथम प्राचार्य थे । ऐसी स्थिति में स्व0 सिन्हा की स्मृति को 
अक्षुण्ण रखने के लिए प्रस्ताव दिया गया था । 

2. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के आलोक में अब राजकीय स्वास्थ्य एवं 
शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बिहार, राजेन्द्र नगर, पटना का नाम परिवर्तित कर " बी० पी० सिन्हा राजकीय शारीरिक 
शिक्षण महाविद्यालय " बिहार, पटना किया जाता है । पूर्व में निर्गत संकल्प को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा 
इसकी 25 प्रतियाँ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1015-571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


